रजिस्ट्री संडीएला- 33004 /97 


REGD . NO . D .L . -33004/97 


. 


मयमययत 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 

EXTRAORDINARY Hola? 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


611107 


भाग - खण्ड - ३ उप - खण्ड ( u ) 
PARTIL _ Section - 3 Sub- section (ii 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


. . 


. ... 


सं0489 ] 
No. 489 ] 


नई दिल्ली , बस्पतिवार, अगस्त 28 , 1997 / भाद्र 6, 1919 
NEW DELHI, THURSDAY,AUGUST 28 , 1997/BHADRA 6 , 1919 


- 


- - 


- 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


गृह मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 1997 
का. आ . 614 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार , अयोध्या में कतिपय क्षेत्र अर्जन अधिनियम, 1993 ( 1993 का 33 ) की धारा 8 की उपधारा ( 2 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 829 ( अ ), तारीख 6 अक्तूबर, 1995 को , उन बातों के 
सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहलेकिया गया है या करने का लोपकिया गया है, श्री कृष्ण मुरारी पाण्डेय, अपर आयुक्त ( प्रशासन ) , 
फैजाबाद मण्डल, उसर प्रदेश को उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए दावा आयुक्त नियुक्त करती है । 


[ सं. एम. -71013/15/97 - अयो. - 1 ] 

संगीता गैरोला, संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 28th August, 1997 
$. 0 .614 (E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section (2 ) of soction 8 of the Acquisition of Certain Area al 
Ayodhya Act, 1993 (33 of 1993 ) and in supersession of the Notification of Government of India in the Ministry of Home Affairs 
No. S. O . 829 ( E) dated the 6th October, 1995, except in respect of things done or omitted to be done before such supersession, 
the Central Government hereby appoints Shri Krishan Murari Panday, Additional Commissioner ( Administration ), Faizabad 
Division , Uttar Pradesh as Claims Commissioner for the purpose of the said act. 


F. No. N- 71013 /15/97 - Ay. 1 ] 
SANGITA GAIROLA , Jt. Secy. 


Pontod by the Manager, Govt. of India Proa , Ring Road , Mayapuri, Now Dolhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Dolhi -110054 - - 1997 


21386/ 97 


